निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


16 माघ 1936 ( AO ) 
( सं0 पटना 253 ) पटना , वृहस्पतिवार , 5 फरवरी 2015 


जल संसाधन विभाग 


- 


- 


अधिसूचना 

28 जनवरी 2015 
सं0 22 / नि०सि०( यॉ0) - 04 - 01 / 2014 / 283 — श्री लाल मोहन झा , तत्कालीन सहायक अभियन्ता, यात्रिक 
( आई0डी0 - एम0413) सिंचाई यांत्रिक अवर प्रमंडल , बौसी (बांका ) के विरूद्ध बिना सूचना के दिनांक 01.12.12 से 
लगातार अपने कार्य से अनुनस्थित तथा प्रेस विज्ञप्ति जारी करने के उपरांत भी योगदान समर्पित नहीं करने, विभागीय 
अधिसूचना सं0 5073 दिनांक 18.09.13 का अनुपालन नहीं करने आदि कतिपय आरोप जो कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही, 
उदासीनता एवं वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना के प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए श्री झा को 
विभागीय अधिसूचना सं0 140 दिनांक 28.01.14 द्वारा निलंबित करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं 
अपील ) नियमावली 2005 के नियम 17 में विहित रीति से विभागीय संकल्प ज्ञापांक 257 दिनांक 28.02.14 द्वारा विभागीय 
कार्यवाही संचालित की गई । 

इस बीत श्री झा दिनांक 30.11. 14 को सेवा निवृत हो गये । फलत : श्री झा को सेवा निवृति की तिथि दिनांक 
30.11.14 से निलंबन मुक्त करते हुए उनके पूर्व से संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 
43 (बी० ) में सम्परिवर्तित किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

गजानन मिश्र, 
विशेष कार्य पदाधिकारी । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 253-571 +10-डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic. in 


